, 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 309 राँची , शुक्रवार | 

4 जुलाई, 2014 ( ई० ) 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | 


अधिसूचना 
27 जून , 2014 


संख्या -1/ टि . 01-1003/ 07- 2675 -- श्री निरंजन कुमार कार्य अभि. पेय एवं स्व . प्र. गोन्दा, राँची को 
स्थानान्तरित करते हुए कार्य. अभि . पेय एवं स्व . प्र. राँची पूर्व, राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है। यह अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर , 2014 से प्रभावी होगा । 


संख्या -1 /टि . 01- 1003 / 07 - 2675-- श्री राजेष कुमार रंजन , अधिसूचित प्रभारी उपनिदेषक -1, पी .एम . यू., 
राँची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य . अभि . पेय . एवं स्व . प्र. गोन्दा, राँची के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । यह अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर , 2014 से प्रभावी होगा । 


संख्या- 1/ टि . 01- 1003 /07 - 2675 -- श्री संजय कुमार, कार्य अभि. पेय एवं स्व . प्र. राँची पूर्व, राँची राँची को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि. पेय . एवं स्व . प्र. धनबाद-1 के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जुलाई, 2014 
संख्या-1/टि . 01- 1003 / 07 -2675 -- श्री प्रमोद कुमार, कार्य. अभि . पेय एवं स्व . प्र. धनबाद -1 राँची को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि . नगर विकास विभाग माडा धनबाद में पदस्थापन हेतु सेवा 
सौंपी जाती है । 


संख्या-1 / टि . 01 -1003 /07- 2675-- श्री शिशिर कुमार सोरेन, कार्य. अभि . पेय एवं स्व . प्र . सरायकेला को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि . पेय एवं स्व . प्र. राँची पश्चिम, राँची के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ टि . 01- 1003 /07- 2675-- श्री प्रभात कुमार सिंह , कार्य अभि. पेय एवं स्व . प्र. राँची पश्चिम , राँची 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य. अभि ( अनु .) पेय . एवं स्व . विभाग मुख्यालय, राँची के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ टि . 01 - 1003 / 07 - 2675 -- श्री शिवनाथ सिंह गंझू, अधी. अभि . जमशेदपुर अचंल के तकनीकी 
सलाहकार को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि . पेय एवं स्व . प्र. मधुपुर के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ टि . 01 -1003 / 07- 2675-- श्री अरविन्द कुमार मुर्मू, कार्य. अभि . पेय . एवं स्व . प्र . मधुपुर को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि. निगरानी विभाग को सेवा सौंपी जाती है । 


संख्या -1/टि . 01 -1003 / 07 - 2675 -- श्री हरेन्द्र कुमार मिश्रा, कार्य. अभि. पेय एवं स्व . प्र . चाईबासा को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि . पेय. एवं स्व . प्र. सरायकेला के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ टि . 01 -1003 / 07-2675-- श्री सुनील कुमार -1, प्रभारी कार्य, अभि. पेय . एवं स्व . प्र. साहेबगंज को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य अभि . पेय एवं स्व . प्र . चाईबासा के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/टि . 01- 1003 /07- 2675 -- श्री श्याम नारायण कुमार, प्रभारी कार्य. अभि . पेय एवं स्व . प्र. चतरा 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य अभि. पेय . एवं स्व . प्र. झुमरीतिलैया के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ टि . 01- 1003 /07 - 2675-- श्री रमेश कुमार लोहरा, प्रभारी कार्य. अभि . पेय . एवं स्व . प्र. सिमडेगा 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य. अभि . पेय . एवं स्व . प्र. गिरीडीह -2 के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जुलाई , 2014 


संख्या-1 / टि . 01-1003 / 07-2675 -- श्री संजय कुमार शर्मा, कार्य . अभि . पेय . एवं स्व . प्र. गिरीडीह -2 को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि. पेय . एवं स्व . प्र . चास के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ टि . 01 -1003 / 07 - 2675-- श्री शिवजी बैठा, तकनीकी सलाहकार , अंचल, देवघर को स्थानान्तरित 
करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि . पेय एवं स्व . प्र. जामताड़ा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या-1/ टि . 01 -1003 /07 - 2675 -- श्री उपेन्द्र कुमार मंडल , प्रभारी कार्य. अभि . पेय एवं स्व . प्र. जामताड़ा 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अधी. अभि . मेदिनीनगर अचंल के प्रभारी तकनीकी सलाहकार के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ टि . 01 -1003 /07- 2675-- श्री शशि भूषण पुरण, कार्य . अभि . पेय . एवं स्व . प्र . लोहरदगा को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य अभि . पेय. एवं स्व . प्र. सिमडेगा के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/टि. 01 -1003 / 07 -2675 -- श्री मिथलेश कुमार सिंह, प्रभारी तकनीकी सलाहकार अंचल गुमला को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य अभि . पेय एवं स्व . प्र. चतरा के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/टि . 01 -1003 / 07- 2675 -- श्री सुधा कांत झा , निगरानी में प्रतिनियुक्त को सेवा वापस लेते हुए 
तत्काल प्रभाव से कार्य अभि . पेय . एवं स्व . प्र. साहेबगंज के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/टि . 01 - 1003/07- 2675-- श्री विपिन बिहारी सिंह, पदस्थापन की प्रतीक्षा में को तत्काल प्रभाव से 
प्रभारी कार्य अभि . पेय. एवं स्व . प्र. लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ टि . 01- 1003 / 07 - 2675-- श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी कार्य. अभि . पेय. एवं स्व . प्र. गोड्डा को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य. अभि. पेय. एवं स्व . वितरण प्र., राँची के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ टि . 01 - 1003 / 07-2675 -- श्री रामाधीन प्रसाद, प्रभारी कार्य अभि. पेय. एवं स्व . वितरण प्र., राँची 
को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से निगरानी विभाग में पदस्थापन हेत् सेवा सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जुलाई, 2014 
संख्या-1 / टि . 01- 1003 /07- 2675-- श्री अनिल प्रसाद गुप्ता, सहा . अभि . अवर प्रमंडल बूटी को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य. अभि . पेय. एवं स्व . प्र. गोड्डा के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/टि . 01 - 1003 / 07 - 2675 -- श्री आशुतोष कुमार , सहा . अभि . नगर विकास विभाग में प्रतिनियुक्त 
को तत्काल प्रभाव से नगर विकास विभाग के पत्रांक 134 दि . 24.06.14 के अनुसार नगर विकास विभाग में प्रभारी 
कार्य अभि. के रूप कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 


संख्या -1 /टि . 01 - 1003 / 07 -2675 -- श्री विनोद कुमार, प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता, विश्व बैक परियोजना 
में अधिसूचित को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्य. अभि . (मु.) पेय एवं स्व . विभाग, 
मुख्यालय, राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ टि . 01 -1003 /07- 2675-- श्री पंडित मार्कण्डेय कुमार राकेश, कार्य. अभि . ( अनु.) पेय. एवं स्व . 
विभाग मुख्यालय, राँची को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से उप निदेशक-1 पी .एम .यू.,राची के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ टि . 01 -1003 / 07 -2675 -- श्री गोरखनाथ राम , प्रभारी कार्य. अभि . यांत्रिक प्रमंडल मेदिनीनगर को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्यपालक अभियनता यांत्रिक प्रमंडल दुमका के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1/ टि . 01 -1003 / 07 -2675 -- श्री पांडु टूटी , प्रभारी कार्य . अभि . यांत्रिक प्रमंडल दुमका को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी कार्यपालक अभियनता यांत्रिक प्रमंडल चाईबासा के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


नोट: 1) 


वैसे सहायक अभियन्ता जिन्हें प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता बनाया गया है वे अपने ही वेतनमान 
में कार्य सम्पादित करेंगे तथा इस अधार पर उन्हें नियमित प्रोन्नति एवं आर्थिक लाभ का दावा 
मान्य नहीं होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रमाकांत सिह, 
उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 309 – 50 | 


